रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D . L - 33004/ 98 ) 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India , 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II - खण्ड 3 - उप - खण्ड (ii ) 
PART II — Section 3 — Sub - section ( ii) 

- प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 

नई दिल्ली , बुधवार , जुलाई 12, 2000 / आषाढ़ 21 , 1922 
NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 12 , 2000 /ASADHA 21, 1922 


. 


सं . 465 ] 
No . 465 ]] 


रसायन और उर्वरक मंत्रालय 

( रसायन और पैट्रोरसायन विभाग ) 
( राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण ) 

___ आदेश 

नई दिल्ली, 12 जुलाई, 2000 
का . आ . 660( अ ). - राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण, 
भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा जारी का. आ . 637 ( अ) , 
तारीख 4 सितम्बर , 1997 के साथ पठित औषध ( कीमत नियंत्रण ) आदेश , 
1995 के पैरा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के 
रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण ने 
आदेश सं . का . आ . 578 ( अ ), तारीख 13 जुलाई , 1999 द्वारा भारत के 
राजपत्र , असाधारण, भाग II , खंड 3, उपखंड ( ii ) में संपरिवर्तन लागत , 
पैकिंग प्रभार और प्रक्रियागत क्षति के मानकों की विज्ञप्ति प्रकाशित की 
थी । औषध ( कीमत नियंत्रण ) आदेश, 1995 के पैरा 7 की आवश्यकता 
के अनुसार आदेश सं. का . आ . 578 ( अ ), तारीख 13 जुलाई , 1999 की 
प्रामाणिकता को इसके द्वारा बढ़ाया जाता है जो तत्काल लागू होगी । 

[ फा . सं. 19 ( 4)/2000 /विभाग - II / एनपीपीए . ] 

एल. एम. कौशल, उपनिदेशक 


MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILISERS 

(Department of Chemicals & Petrochemicals ) 
(National Pharmaceutical Pricing Authority ) 

ORDER 
New Delhi , the 12th July , 2000 
S . O . 660 (E ).--- In pursuance to paragraph 7 of the 
Drugs ( Prices Control ) Order, 1995 read with No. S . O 
637 ( E ) dated the 4th September , 1997 issued by the Gov 
ernment of India in Ministry of Chemicals and Fertilizers, 
the National Pharmaceutical Pricing Authority had notified 
the norms for conversion cost, packing charges and process 
loss vide notification No. S . O . 578 ( E ), dated 13th July , 1999 
published in the Gazette of India, Extraordinary , Part II , 
Section 3 , Sub - section ( ii ). In compliance with the require 
ment for Paragraph 7 of the Drugs (Prices Control) Order, 
1995 the validity of the notification No . 578( E ) , dated 13th , 
July , 1999 is hereby extended with immediate effect . 


No . 19 (4 )/ 2000 - Div II/ NPPA] 
L . M . KAUSHAL , Dy. Director. 


1904 GI/ 2000 


Printed by the Manager, Govt of India Press . Ring Road. Mayapuri . New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


ned by the Manager,Gon of India Pre 


